Haryana Government Gazette 


EXTRAORDINARY 
Published by Authority 


© Govt. of Haryana 
No. 23—2022/Ext.] CHANDIGARH, TUESDAY, FEBRUARY 8, 2022 (MAGHA 19, 1943 SAKA) 
हरियाणा सरकार 
शहरी स्थानीय निकाय विभाग 
अधिसूचना 
दिनांक 8 फरवरी, 2022 


संख्या 18 /05 / 2022-2क1.-- हरियाणा नगर पालिका वार्ड परिसीमन नियमावली, 1977 के नियम-9 के उपबन्धों के 
अनुसरण में तथा इस सम्बन्ध में पूर्व में जारी सभी आदेशों / अधिसूचनाओं को निरस्त करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल द्वारा 
नगर पालिका, आदमपुर, जिला-हिसार के वार्डों के परिसीमन हेतु निम्नलिखित प्रस्ताव उन व्यक्तियों की जानकारी हेतु 
प्रकाशित किया जाता है, जिनको इससे प्रभावित होने की सम्भावना है। 


इसके द्वारा नोटिस दिया जाता है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 10 दिन की अवधि समाप्ति 
पर या इसके पश्चात्‌ सरकार, ऐसे आक्षेपों अथवा सुझावों, यदि कोई हो, जो प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय 
निकाय विभाग /निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय, हरियाणा, cage द्वारा उपायुक्त, हिसार के माध्यम से किसी व्यक्ति से 
प्रस्ताव के सम्बन्ध में इस प्रकार की विनिर्दिष्ठ अवधि की समाप्ति से पूर्व प्राप्त किये जायें, विचार करेगी। 

सीमाओं की अनुसूची 

वार्ड संख्या 01 :- फतेहाबाद रोड जो रेलवे लाईन के समानान्तर जा रहा है और पश्चिमी पालिका सीमा के संगम से शुरू 
होकर पूर्वी पालिका सीमा के साथ-साथ चलते हुए उस faq तक जहां पर पालिका सीमा उत्तर दिशा की तरफ घूमती है, 
इसके बाद उत्तर दिशा की और चलते हुए उस बिन्दू तक जहां से पालिका सीमा पूर्व दिशा की तरफ घूमती है, इसके बाद 
पूर्व दिशा की ओर चलते हुए खैरमपुर रोड को पार करते हुए उस बिन्दू तक जहां से पालिका सीमा दक्षिण दिशा की तरफ 
घूमती है, इसके बाद दक्षिण दिशा की ओर चलते हुए उस faq तक जहां से पालिका सीमा पूर्व दिशा की ओर खैरमपुर रोड 
और पालिका सीमा के संगम तक, इसके बाद दक्षिण-पूर्व दिशा की ओर चलते हुए खैरमपुर रोड के साथ-साथ चलते हुए 
माईनर गली और खैरमपुर रोड़ के संगम तक, इसके बाद पश्चिम दिशा की ओर चलते हुए माईनर गली के साथ-साथ होते 
हुए माईनर गली और खैरमपुर रोड के संगम तक, इसके बाद दक्षिण दिशा की ओर चलते हुए खेरमपुर रोड के साथ-साथ 
चलते हुए बी.डी.पी.ओ. दफतर रोड और खेरमपुर रोड के संगम तक, इसके बाद उत्तर-पश्चिम दिशा की ओर चलते बी.डी.पी.ओ. 
दफतर रोड के साथ-साथ चलते हुए बी.डी.पी.ओ. दफतर रोड और फतेहाबाद रोड के संगम तक, इसके बाद दक्षिण-पूर्व दिशा 
की ओर चलते हुए फतेहाबाद रोड के साथ-साथ धरोली फाटक और फतेहाबाद रोड के संगम तक, इसके बाद उत्तर 
पश्चिम-दिशा की ओर फतेहाबाद रोड के साथ-साथ चलते हुए रेलवे लाईन और फतेहाबाद रोड जो रेलवे लाईन के 
समानान्तर जा रहा है, के संगम तक, जोकि आरम्भिक बिन्दू है। 


(387) 


388 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), FEB. 8, 2022 (MAGH. 19, 1943 SAKA) 


वार्ड संख्या 02-- फतेहाबाद रोड और बी.डी.पी.ओ. दफतर रोड़ के संगम से शुरू होकर दक्षिण-पूर्व दिशा की ओर चलते 
बी.डी.पी.ओ. दफतर रोड़ और बस स्टेण्ड रोड़ के संगम तक, इसके बाद दक्षिण-पश्चिम दिशा की ओर चलते हुए gy wus 
रोड और सिविल erica रोड के संगम तक, इसके बाद पश्चिम दिशा की ओर सिविल हॉस्पीटल रोड़ के साथ-साथ चलते 
हुए गोपी राम धर्मशाला तक, इसके बाद उत्तर दिशा की ओर चलते हुए हरि निवास झाण्डू के घर तक, इसके बाद पश्चिम 
दिशा की ओर चलते हुए पी.डब्लयू डी. Re हाउस रोड को पार करते हुए मुकेश राजन के घर तक, इसके बाद दक्षिण दिशा 
की ओर गली 40 160-171 के साथ-साथ चलते हुए सिविल हॉस्पीटल रोड और गली Fo 160-171 के संगम तक, इसके 
बाद पश्चिम दिशा की ओर चलते हुए अग्रसेन चौंक तक, इसके बाद दक्षिण दिशा की ओर हनुमान मन्दिर गली के साथ-साथ 
शक्ति बिल्डर की दुकान तक, इसके बाद पश्चिम दिशा की ओर चलते हुए फतेहाबाद रोड तक, इसके बाद उत्तर दिशा की 
ओर फतेहाबाद रोड के साथ-साथ चलते हुए फतेहाबाद रोड और बी.डी.पी.ओ. दफतर रोड़ के संगम तक, जोकि आरम्भिक 
faq है। 

वार्ड संख्या 03:- अग्रसेन चौंक से शुरू होकर पूर्व दिशा की ओर सिविल हॉस्पीटल रोड के साथ-साथ चलते हुए सिविल 
हॉस्पीटल रोड और गली 40 160171 के संगम तक, इसके बाद उत्तर दिशा की ओर गली Ho 160-171 के साथ-साथ चलते 
हुए प्रेम सिंगला के मकान तक, इसके बाद पूर्व दिशा की ओर चलते हुए पी.डब्लयू डी. We हाउस रोड़ को पार करते हुए भूल 
सिंह के मकान तक, इसके बाद दक्षिण दिशा की ओर चलते हुए सिविल हॉस्पीटल रोड तक, इसके बाद पूर्व दिशा की ओर 
सिविल हॉस्पीटल के साथ-साथ चलते हुए सिविल हॉस्पीटल रोड़ और बी.ई.ओ. दफतर रोड के संगम तक, इसके बाद दक्षिण 
दिशा की ओर बी.ई.ओ. रोड के साथ-साथ चलते हुए सुखी गर्वनमैंटस्‌ की दुकान तक इसके बाद पूर्व दिशा की ओर चलते 
हुए बी.ई.ओ. दफतर रोड को पार करते हुए त्रिलोक सोनी के मकान तक, इसके बाद दक्षिण दिशा की ओर चलते हुए मैन 
बाजार रोड तक, इसके बाद पूर्व की ओर चलते हुए क्रांति चौंक तक, इसके बाद दक्षिण की ओर gy evs रोड के 
साथ-साथ चलते हुए कॉलेज रोड़ फाटक तक, इसके बाद दक्षिण पश्चिम की ओर रेलवे लाईन के साथ-साथ चलते हुए 
दरौली रोड फाटक और फतेहाबाद रोड के संगम तक, इसके बाद उत्तर की ओर फतेहाबाद रोड़ के साथ साथ चलते हुए 
दुकान नं0 130 तक, इसके बाद पूर्व की ओर चलते हुए हनुमान मन्दिर तक, इसके बाद उत्तर की ओर हनुमान मन्दिर गली 
के साथ-साथ चलते हुए अग्रसैन चौंक तक, जोकि आरम्भिक fas है। 

वार्ड संख्या 04:- सिविल हॉस्पीटल रोड और बी.ई.ओ. दफतर के संगम से शुरू होकर, दक्षिण पूर्व की ओर सिविल हॉस्पीटल 
रोड़ के साथ-साथ चलते हुए सिविल हॉस्पीटल रोड़ और बस स्टेण्ड के संगम तक, इसके बाद दक्षिण की ओर बस स्टेण्ड 
रोड के साथ-साथ चलते हुए बस स्टेण्ड रोड़ और एल.आई.सी. दफतर गली के संगम तक, इसके बाद पूर्व की ओर चलते हुए 
एल.आई.सी. दफतर तक, इसके बाद दक्षिण की ओर चलते हुए रवि ऐचरा के मकान तक, इसके बाद पूर्व की ओर चलते हुए 
सुभाष गर्ग के मकान तक इसके बाद उत्तर की ओर चलते हुए एम.आर. मिश्रा के मकान तक, इसके बाद पूर्व की ओर चलते 
हुए Slo सतीश के मकान तक, इसके बाद दक्षिण की ओर चलते By कृष्ण Ws के मकान तक, इसके बाद पश्चिम की ओर 
चलते हुए हनुमान शर्मा के मकान तक, इसके बाद दक्षिण की ओर चलते हुए नीरज कुमार के मकान तक, इसके बाद पश्चिम 
की ओर चलते हुए पवन के मकान तक, इसके बाद दक्षिण की ओर चलते हुए बाल सिंह के मकान तक, इसके बाद पूर्व की 
ओर चलते हुए, विजेन्द्र सोनी के मकान तक इसके बाद दक्षिण की ओर चलते हुए गर्वनमैंट स्कूल रोड तक, इसके बाद 
पश्चिम की ओर गर्वनमैंट स्कूल के साथ-साथ चलते हुए क्रांति चौंक को पार करते हुए चंचल मैडीकल की दुकान तक, इसके 
बाद उत्तर की ओर चलते हुए रमेश चन्द्र की दुकान तक, इसके बाद पश्चिम की ओर चलते हुए बी.ई.ओ. दफतर रोड़ तक, 
इसके बाद उत्तर की ओर चलते हुए agai. दफतर रोड़ और सिविल हॉस्पीटल रोड़ के संगम तक, जोकि आरम्भिक fay 
है। 

वार्ड संख्या 05 :- बी.ड़ी.पी.ओ दफतर रोड़ और gu Kus रोड़ के संगम से शुरू होकर दक्षिण पूर्व दिशा की ओर, बस स्टेण्ड 
रोड के साथ-साथ चलते हुये बस evs रोड और ब्राहमण धर्मशाली गली के संगम तक, इसके बाद पश्चिम दिशा की ओर 
ब्राहमण धर्मशाला के साथ-साथ चलते हुए सोमनाथ गुप्ता के मकान तक, इसके बाद उत्तर दिशा की ओर चलते हुये शिव 
मन्दिर तक, इसके बाद पश्चिम दिशा की ओर चलते हुए लाजपत बैनीवाल के मकान तक, इसके बाद दक्षिण दिशा की ओर 
चलते हुए दयानन्द के मकान तक, इसके बाद पश्चिम दिशा की ओर चलते हुए राम सिंह टाडा के मकान तक, इसके बाद 
उत्तर दिशा की ओर चलते हुए एल.आई.सी. दफतर गली तक, इसके बाद पश्चिम दिशा की ओर एल.आई.सी. दफतर गली के 
साथ-साथ चलते हुए बस evs रोड तक, इसके बाद उत्तर की ओर बस स्टेण्ड रोड़ के साथ साथ चलते हुए बी.डी.पी.ओ. 
दफतर रोड़ और बस स्टेण्ड रोड के संगम तक, जोकि आरम्भिक बिन्दू है। 

वार्ड संख्या 06 :- शिव मन्दिर मैन गली ओर ब्राहमण धर्मशाली गली के संगम से शुरू होकर पूर्व दिशा की ब्राहमण धर्मशाली 
गली के साथ-साथ चलते हए बस स्टैण्ड रोड़ और ब्राहमण धर्मशाला गली के संगम तक, इसके बाद दक्षिण पूर्व दिशा की 
ओर FI evs रोड़ के साथ-साथ चलते हुए बस रोड़ और अगरोहा रोड के संगम तक, इसके बाद उत्तर पूर्व दिशा की ओर 
अगरोहा रोड के साथ-साथ चलते हुए अगरोहा रोड़ और नर्सरी गली के संगम तक, इसके बाद दक्षिण की नर्सरी गली के 
साथ-साथ चलते हुए दारा सिंह के मकान तक, इसके बाद पूर्व की ओर चलते हुए महिन्द्र के मकान तक, इसके बाद उत्तर 
की ओर चलते हुए राजीव के मकान तक, इसके बाद पूर्व की ओर चलते हुए, हनुमान के मकान तक, इसके बाद दक्षिण की 
ओर चलते हुए नगर पालिका दफतर गली तक, इसके बाद पश्चिम दिशा की ओर नगर पालिका दफतर गली के साथ-साथ 
चलते हुए महा श्रवण चौंक तक, और गर्वनमैंट स्कूल रोड़ के साथ-साथ चलते हुए गर्वनमैंट स्कूल रोड़ और शिव मन्दिर मैन 
गली के संगम तक, इसके बाद उत्तर दिशा की ओर शिव मन्दिर मेन गली के साथ-साथ चलते हुए शिव मन्दिर मैन गली 
और ब्राहमण धर्मशाला गली के संगम तक, जोकि आरम्भिक बिन्दू है। 


HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), FEB. 8, 2022 (MAGH. 19, 1943 SAKA) 389 


वार्ड संख्या 07 :- माईनर गली और खैरमपुर रोड़ के संगम से शुरू होकर पूर्व दिशा की ओर माईनर गली के साथ-साथ 
खैरमपुर रोड को पार करते हुए पूर्वी पालिका सीमा तक, इसके बाद दक्षिण दिशा की ओर पालिका सीमा के साथ-साथ चलते 
हुए अगरोहा रोड़ तक, इसके बाद पश्चिम दिशा की ओर अगरोहा रोड़ के साथ साथ चलते हुए अगरोहा रोड़ और खेरमपुर 
रोड़ के संगम तक, इसके बाद दक्षिण दिशा की ओर बिशनोई मन्दिर गली के साथ-साथ चलते हुए बिशनोई मन्दिर गली, और 
नगर पालिका दफतर गली के संगम तक, इसके बाद पश्चिम दिशा की और नगर पालिका दफतर गली के साथ-साथ चलते 
हुए राम देव मन्दिर तक, इसके बाद उत्तर दिशा की ओर चलते हुए पप्पू के मकान तक इसके बाद पश्चिम दिशा की ओर 
चलते हुए रूमाली के मकान के उत्तरी कोने तक, इसके बाद दक्षिण की ओर चलते हुए रूमाली के मकान के दक्षिणी कोने 
तक, इसके बाद दक्षिण दिशा की ओर चलते हुए नर्सरी गली तक, इसके बाद उत्तर दिशा की ओर नर्सरी गली के साथ साथ 
चलते हुए नर्सरी गली और अगरोहा रोड़ के संगम तक इसके बाद दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर चलते हुए gy eve रोड़ 
और अगरोहा रोड़ के संगम तक, इसके बाद उत्तर दिशा की ओर बस स्टेण्ड रोड़ के साथ साथ चलते हुए बी.डी.पी.ओ. 
दफतर रोड़ से मिलते हुए बी.डी.पी.ओ. दफतर रोड़ ओर खैरमपुर रोड़ के संगम तक, इसके बाद उत्तर दिशा की ओर खैरमपुर 
रोड़ के साथ-साथ चलते हुए माईनर गली और खैरमपुर रोड़ के संगम तक, जोकि आरम्भिक बिन्दू है। 


वार्ड संख्या 08 :- खेरमपुर रोड़ और अगरोहा रोड़ के संगम से शुरू होकर उत्तर पूर्व दिशा की ओर अगरोहा रोड़ के 
साथ-साथ चलते हुए पूर्वी पालिका सीमा तक, इसके बाद दक्षिण दिशा की ओर पूर्वी पालिका सीमा के साथ-साथ चलते हुए 
उस बिन्दू तक जहां पालिका सीमा पश्चिम दिशा की तरफ घूमती है। इसके बाद पश्चिम दिशा की ओर दक्षिणी पालिका सीमा 
के साथ-साथ चलते रेलवे लाईन को क्रॉस करते हुए उत्तर पश्चिम दिशा की ओर चलते हुए गुरू जम्बेश्वर मन्दिर गली तक, 
इसके बाद उत्तर दिशा की ओर गुरू जम्बेश्वर मन्दिर गली के साथ-साथ चलते हुए गुरू जम्बेश्वर मन्दिर गली और फिरनी 
गली के संगम तक, इसके बाद पश्चिम दिशा की ओर फिरनी गली के साथ-साथ चलते हुए फिरनी गली और गर्वनमैंट गर्ल्स 
स्कूल गली के संगम तक, इसके बाद उत्तर दिशा की ओर चलते हुए गर्वनमैंट सिनियर सकैण्डरी स्कूल के उत्तरी पश्चिमी 
कोने तक, इसके बाद पश्चिम दिशा की ओर चलते हुए पटवार भवन तक, इसके बाद उत्तर पूर्व दिशा की ओर गर्वनमैंट गर्ल्स 
स्कूल गली के साथ-साथ चलते हुए नगर पालिका दफतर गली और बिश्नोई मन्दिर गली के संगम तक, इसके बाद उत्तर 
दिशा की ओर बिश्नोई मन्दिर गली के साथ-साथ चलते हुए खैरमपुर रोड़ और अगरोहा रोड़ के संगम तक, जोकि आरम्भिक 
faq है। 


वार्ड संख्या 09 :- गुरू जम्बेश्वर मन्दिर गली और नगर पालिका दफतर गली के संगम से शुरू होकर पूर्व दिशा की ओर नगर 
पालिका दफतर गली के साथ-साथ चलते हुए बिश्नोई मन्दिर गली और नगर पालिका दफतर गली के संगम तक, इसके बाद 
दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर गर्वनमैंटस गर्ल्स स्कूल गली के साथ-साथ चलते हुए बिन्दू ‘gy’ अक्षांश 29.279072 देशांतर 
75,4877355 तक, इसके बाद पश्चिम दिशा की ओर चलते हुए सुभाष जैनी के मकान तक, इसके बाद दक्षिण दिशा की ओर 
गर्वनमैंटस गर्ल्स स्कूल गली के साथ-साथ चलते हुए गर्वनमैंट गर्ल्स स्कूल गली और फिरनी गली के संगम तक, इसके बाद 
पश्चिम दिशा की ओर फिरनी गली के साथ-साथ चलते हुए गुरू जम्बेश्वर मन्दिर गली तक, इसके बाद उत्तर दिशा की ओर 
गुरू जम्बेश्वर मन्दिर गली के साथ-साथ चलते हुए गुरू जम्बेश्वर मन्दिर गली और नगर पालिका दफतर गली के संगम तक, 
जोकि आरम्भिक बिन्दू है। 


वार्ड संख्या 10 :- क्रांति चौंक से शुरू होकर पूर्व दिशा की और गर्वनमैंटस स्कूल रोड़ के साथ-साथ चलते हुए सैनी स्टील 
की दुकान तक, इसके बाद उत्तर दिशा की ओर चलते हुए कालू राम के मकान तक, इसके बाद पश्चिम दिशा की ओर चलते 
हुए किशोरी लाल के मकान तक, इसके बाद उत्तर दिशा की ओर चलते हुए महेन्द्र के मकान तक, इसके बाद पूर्व दिशा की 
ओर चलते हुए, प्रेम कुमार के मकान तक, इसके बाद उत्तर दिशा की ओर चलते हुए सतपाल के मकान तक, इसके बाद पूर्व 
दिशा की ओर चलते हुए मोहन लाल के मकान तक, इसके बाद दक्षिण दिशा की ओर शिव मन्दिर मैन गली के साथ-साथ 
चलते हुए शिव मन्दिर मैन गली और गर्वनमैंट स्कूल रोड़ के संगम तक, इसके बाद पूर्व दिशा की ओर गर्वनमैंट स्कूल रोड़ के 
साथ-साथ चलते हुए महा श्रवण चौंक को पार करते हुए गुरू जम्बेश्वर मन्दिर गली, और नगर पालिका दफतर गली के संगम 
तक, इसके बाद दक्षिण दिशा की ओर चलते हुए रेलवे लाईन तक, इसके बाद दक्षिण पूर्व दिशा की ओर रेलवे लाईन के 
साथ-साथ चलते हुए नगर पालिका सीमा तक, इसके बाद पश्चिम दिशा की ओर दक्षिणी पालिका सीमा के साथ-साथ चलते 
हुए आदमपुर-सिसवल रोड़ तक, इसके बाद दक्षिण दिशा की ओर दक्षिणी पालिका सीमा के साथ-साथ चलते हुए उस बिन्दू 
तक, जहां दक्षिणी पालिका सीमा पश्चिम की ओर घूमती है, इसके बाद पश्चिम दिशा की ओर दक्षिणी पालिका सीमा के 
साथ-साथ चलते हुए भादरा रोड़ तक इसके बाद उत्तर पूर्व दिशा की ओर भादरा रोड़ के साथ-साथ चलते हुए भादरा रोड़ 
और एफ.जी.एम कॉलेज रोड़ के संगम तक, इसके बाद उत्तर दिशा की ओर एफ.जी.एम. कॉलेज रोड़ के साथ-साथ चलते हुए 
के.एफ.सी. Wee तक, इसके बाद पश्चिम दिशा की ओर चलते हुए कृष्ण कुमार की दुकान तक, इसके बाद sar 
दिशा की ओर एफ.जी.एम. कॉलेज रोड़ के साथ-साथ चलते हुए कॉलेज रोड़ फाटक को पार करते हुए क्रोति चौंक तक, 
जोकि आरम्भिक बिन्दू है। 


वार्ड संख्या 11 :- Seat कालौनी रोड़ और शांति निकेतन स्कूल गली के संगम से शुरू होकर पूर्व दिशा की ओर Hea 
कालौनी रोड़ के साथ-साथ चलते हुए ओम प्रकाश के मकान तक, इसके बाद उत्तर दिशा की ओर चलते हुए विजय यादव 
के मकान तक, इसके बाद पूर्व दिशा की ओर चलते हुए संजय के मकान तक, इसके बाद उत्तर पूर्व दिशा की ओर चलते हुए 
रामेसर के मकान तक, इसके बाद पूर्व दिशा की ओर चलते हुए एफ.जी.एम. कॉलेज गली तक इसके बाद दक्षिण-पश्चिम दिशा 
की ओर एफ.जी.एम. कॉलेज गली के साथ-साथ चलते हुए एफ.जी.एम. कॉलेज गली और शांति निकेतन स्कूल गली के संगम 


390 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), FEB. 8, 2022 (MAGH. 19, 1943 SAKA) 


तक, इसके बाद पश्चिम दिशा की ओर शांति निकेतन स्कूल गली के साथ-साथ चलते हुए उस fay तक जहां शांति निकेतन 
स्कूल गली उत्तर दिशा की तरफ घूमती है, इसके बाद उत्तर दिशा की ओर शांति निकेतन स्कूल गली के साथ-साथ चलते 
हुए कल्याना कालौनी रोड़ और शांति निकेतन स्कूल गली के संगम तक, जोकि आरम्भिक बिन्दू है। 

वार्ड संख्या 12 :- रेलवे फाठक रोड़ और रामदेव मन्दिर गली के संगम से शुरू होकर पूर्व दिशा की ओर रेलवे फाटक रोड़ के 
साथ-साथ चलते हुए एफ.जी.एम. कॉलेज रोड़ तक, इसके बाद दक्षिण दिशा की ओर एफ.जी.एम. कॉलेज रोड़ के साथ-साथ 
चलते हुए प्रमोद करियाना की दुकान तक, इसके बाद पश्चिम दिशा की ओर चलते हुए श्याम बिस्तर भण्ड़ार तक, इसके बाद 
दक्षिण दिशा की ओर चलते हुए इन्द्र सिंह के मकान तक, इसके बाद पश्चिम दिशा की ओर चलते हुए संजय की दुकान तक, 
इसके बाद दक्षिण दिशा की ओर विजय वाली गली, के साथ-साथ चलते हुए लवकेश के मकान तक, इसके बाद पश्चिम दिशा 
की ओर HIM कालौनी रोड़ के साथ-साथ चलते हुए कृष्णा के मकान तक, इसके बाद उत्तर दिशा की ओर चलते हुए 
विनोद मोंगा के मकान तक, इसके बाद पूर्व दिशा की ओर चलते हुए नीरज मास्टर के मकान तक, इसके बाद दक्षिण दिशा 
की ओर चलते हुए चन्दन सिंह के मकान तक, इसके बाद पूर्व दिशा की ओर चलते हुए दिव्या ब्यूटी पार्लर की दुकान तक, 
इसके बाद उत्तर दिशा की ओर चलते हुए रेलवे फाटक रोड़ और रामदेव मन्दिर गली के संगम तक, जोकि आरम्भिक बिन्दू है। 
वार्ड संख्या 13 :-- धरोली रोड़ फाटक से शुरू होकर पूर्व दिशा की ओर रेलवे फाटक रोड़ के साथ-साथ चलते हुए रामदेव 
मन्दिर गली और रेलवे फाटक रोड़ के संगम तक, इसके बाद दक्षिण दिशा की ओर रामदेव मन्दिर गली के साथ-साथ चलते 
हुए कशिश की दुकान तक, इसके बाद पश्चिम दिशा की ओर चलते हुए कृष्णा देवी के मकान तक, इसके बाद उत्तर दिशा 
की ओर चलते हुए सुभाष के मकान तक, इसके बाद पश्चिम दिशा की ओर चलते हुए निरंजन के मकान तक, इसके बाद 
दक्षिण दिशा की ओर चलते हुए Seal कालौनी रोड़ तक, इसके बाद पश्चिम दिशा की ओर Ge कालौनी रोड़ के 
साथ-साथ चलते हुए बिन्दू 'ए' अक्षांश 29.281104 देशांतर 75.463245 तक इसके बाद उत्तर दिशा की ओर चौगाना माता 
मन्दिर गली के साथ-साथ चलते हुए बिन्दू “AY अक्षांश 29.282225 देशांतर 75.463174 तक, इसके बाद पूर्व दिशा की ओर 
चलते हुए बिन्दू ‘Ul अक्षांश 29.282281 देशांतर 75.464092 तक इसके बाद उत्तर दिशा की ओर चलते हुए आर,के. मेहता 
के मकान तक, इसके बाद उत्तर पश्चिम दिशा की ओर चलते हुए धरोली रोड़ तक, इसके बाद उत्तर पूर्व दिशा की ओर 
धरोली रोड़ के साथ-साथ चलते हुए धरोली रोड़ फाटक तक, जोकि आरम्भिक बिन्दू है। 

वार्ड संख्या 14 :- पालिका सीमा और नॉर्थन इन्टरनैशनल स्कूल गली के संगम से शुरू होकर दक्षिण दिशा की ओर नॉर्थन 
इन्टरनैशनल स्कूल गली के साथ-साथ चलते हुए नॉर्थन इन्टरनैशनल स्कूल गली और धरोली रोड़ के संगम तक, इसके बाद 
पूर्व दिशा की ओर धरोली रोड़ के साथ-साथ चलते हुए शांति निकेतन स्कूल गली और धरोली रोड़ के संगम तक, इसके बाद 
दक्षिण दिशा की ओर शांति निकेतन स्कूल गली के साथ-साथ होते हुए उस fay तक जहां से शांति निकेतन स्कूल गली पूर्व 
की ओर घूमती है। इसके बाद पूर्व दिशा की ओर शांति निकेतन स्कूल गली के साथ-साथ चलते हुए शांति निकेतन स्कूल 
गली और एफ.जी.एम. कॉलेज रोड़ के संगम तक, इसके बाद दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर एफ.जी.एम. कॉलेज रोड़ के 
साथ-साथ चलते हुए नौखवाल कन्फैशनरी तक, इसके बाद पूर्व दिशा की ओर एफ.जी.एम. कॉलेज की सीमा के साथ-साथ 
चलते हुए भादरा-अगरोहा रोड़ तक, इसके बाद दक्षिण पूर्व दिशा की ओर भादरा अगरोहा रोड़ के साथ-साथ चलते हुए 
दक्षिणी पालिका सीमा तक, इसके बाद पश्चिम दिशा की ओर दक्षिणी पालिका सीमा के साथ-साथ चलते हुए उस बिन्दू तक, 
जहां से दक्षिणी पालिका सीमा उत्तर दिशा की ओर धूमती है, इसके बाद उत्तर दिशा की ओर पालिका सीमा के साथ-साथ 
चलते हुए पोल्ट्री फार्म के साथ-साथ इसके बाद पश्चिम दिशा की ओर पालिका सीमा के साथ-साथ चलते हुए उस बिन्दू तक 
जहां से पालिका सीमा उत्तर दिशा की तरफ घूमती है, इसके बाद उत्तर दिशा की ओर पालिका सीमा के साथ-साथ चलते 
हुए धरोली रोड़ को पार करते हए उस बिन्दू तक जहां से पालिका सीमा पूर्व की ओर घूमती है, इसे बाद पूर्व दिशा की ओर 
चलते हुए पालिका सीमा और नॉर्थन इन्टरनैशनल स्कूल गली के संगम तक, जोकि आरम्भिक बिन्दू है। 

वार्ड संख्या 15 :- पालिका सीमा और नॉर्थन इन्टरनैशनल स्कूल गली के संगम से शुरू होकर पूर्व दिशा की ओर पालिका 
सीमा के साथ-साथ चलते हुए उस बिन्दू तक जहां से पालिका सीमा उत्तर की तरफ घूमती है, इसके बाद उत्तर दिशा की 
ओर पालिका सीमा के साथ-साथ चलते हुऐ रवले लाईन तक इसके बाद दक्षिण पूर्व दिशा की ओर रेलवे लाईन के 
साथ-साथ चलते हुए धरोली रोड़ फाटक तक, इसके बाद दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर धरोली रोड़ के साथ-साथ चलते हुए 
यादव मिष्ठान भण्डार तक इसके बाद दक्षिण पूर्व दिशा की ओर चलते हुए के.एस. बेनीवाल के मकान तक, इसके बाद दक्षिण 
दिशा की ओर चलते हुए बिन्दू 'डी' अक्षांश 29.282342 देशांतर 75.464040 तक, इसके बाद पश्चिम दिशा की ओर चलते हुए 
दीपक खटीक के मकान तक, इसके बाद दक्षिण दिशा की ओर चोगानन माता मन्दिर गली के साथ-साथ चलते हुए चोगानन 
माता मन्दिर तक, इसके बाद पश्चिम दिशा की ओर कल्याना कालौनी रोड़ के साथ-साथ चलते हुए HRM कालोनी रोड़ 
और नॉर्थन इन्टरनैशनल स्कूल गली के संगम तक, इसके बाद उत्तर दिशा की ओर नॉर्थन इन्टरनैशनल स्कूल गली के 
साथ-साथ चलते हुए पालिका सीमा और नॉर्थन इन्टरनैशनल स्कूल गली के संगम तक, जोकि आरम्भिक बिन्दू है। 


अरूण गुप्ता 
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, 
शहरी स्थानीय निकाय विभाग | 


HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), FEB. 8, 2022 (MAGH. 19, 1943 SAKA) 391 


HARYANA GOVERNMENT 
URBAN LOCAL BODIES DEPARTMENT 
Notification 
The 8th February, 2022 


No. 18/05/2022-2C1.— In pursuance of the provision of Rule-9 of the Haryana Municipal Delimitation of 
Wards Rules, 1977 and in supersession of all previous orders/Notification issued in this behalf, the Governor of 
Haryana hereby publish the following proposal for the delimitation of the wards of Municipal Committee, 
Adampur, District - Hisar for information of the persons likely to be affected thereby. 


Notice is hereby given that the proposal will be taken into consideration by the Government on or after the 
expiry of period of 10 days from the date of publication of this order in the official gazette, together with objections 
and suggestions if any, which may be received by the Principal Secretary to Government Haryana, Urban Local 
Bodies Department/Director, Urban Local Bodies, Haryana, Panchkula through Deputy Commissioner, Hisar from 
any person in respect of the proposal before the expiry of the period so specified. 


SCHEDULE OF BOUNDARIES 


Ward No. 01 :- Starting from the junction of Fatehabad Road which is going parallel to Railway Line and Western 
Municipal Boundary, thence moving towards East direction along the Municipal Boundary upto the point where the 
Municipal Boundary turns towards North Direction, thence moving towards North direction upto the point where 
Municipal Boundary turns towards East direction, thence moving towards East direction by crossing Khairampur 
Road upto the point where Municipal Boundary turns towards South direction, thence moving towards South 
direction upto the point where Municipal Boundary turns towards East direction upto junction of Khairampur Road 
and Municipal Boundary, thence moving towards South-East direction along with Khairampur Road upto junction of 
Minor Street and Khairampur Road, thence moving towards West direction along with Minor Street upto junction of 
Minor Street and Khairampur Road, thence moving towards South direction along with Khairampur Road upto 
junction of B.D.P.O. Office Road and Khairampur Road, thence moving towards North-West direction along with 
B.D.P.O. Office Road upto the junction of B.D.P.O. Office Road and Fatehabad Road, thence moving towards 
South-West direction along with Fatehabad Road upto junction of Daroli Fatak and Fatehabad Road, thence moving 
towards North-west direction along with Fatehabad Road and Railway Line upto junction of Fatehabad Road which is 
going parallel to Railway Line and Western Municipal Boundary, that is the point of start. 


Ward No. 02 :- Starting from the junction of Fatehabad Road and B.D.P.O. Office Road, thence moving towards 
South-East direction along with B.D.P.O. Office Road upto junction of Bust Stand Road and B.D.P.O. Office Road, 
thence moving towards South-West direction along with Bus Stand Road upto junction of Bus Stand Chowk and 
Civil Hospital Road, thence moving towards West direction along with Civil Hospital Road upto Gopi Ram 
Dharamshala, thence moving towards North direction upto H/o Hari Niwas Jandu, thence moving towards West 
direction by crossing PWD Rest House Road upto H/o Mukesh Rajan, thence moving towards South direction along 
with Gali No. 160-171 upto junction of Civil Hospital Road and Gali No. 160-171, thence moving towards West 
direction upto Agrasen Chowk, thence moving towards South direction along with Hanuman Mandir Street upto Shop 
of Shakti Builders, thence moving towards West direction upto Fatehabad Road, thence moving towards North 
direction along with Fatehabad Road upto junction of Fatehabad Road and B.D.P.O. Office Road, that is the point of 
start. 


Ward No. 03 :- Starting from the Agrasen Chowk, thence moving towards East direction along with Civil Hospital 
Road upto junction of Civil Hospital Road and Gali No. 160-171, thence moving towards North direction along with 
Gali No. 160-171 upto H/o Prem Singla, thence moving towards East direction by crossing PWD Rest House Road 
upto H/o Bhul Singh, thence moving towards South direction upto Civil Hospital Road, thence moving towards East 
direction along with Civil Hospital Road upto junction of Civil Hospital Road and B.E.O. Office Road, thence 
moving towards South direction along with B.E.O. Office Road upto Shop of Shukhi Garments, thence moving 
towards East direction by crossing B.E.O. Office Road upto H/o Trilok Soni, thence moving towards South Direction 
upto Main Bazaar Road, thence moving towards East direction upto Kranti Chowk, thence moving towards South 
Direction along with Bus Stand Road upto College Road Fatak, thence moving towards South-West direction along 
with Railway Line upto junction of Daroli Road Fatak and Fatehabad Road, thence moving towards North direction 
along with Fatehabad Road upto Shop No. 130 of Mandi, thence moving towards East direction upto Hanuman 
Mandir, thence moving towards North direction along with hanuman Mandir Street upto Agrasen Chowk, that is the 
point of start. 


392 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), FEB. 8, 2022 (MAGH. 19, 1943 SAKA) 


Ward No. 04 :- Starting from the junction of Civil Hospital Road and B.E.O. Office Road, thence moving towards 
South-East direction along with Civil Hospital Road upto junction of Civil Hospital Road and Bus Stand Chowk, 
thence moving towards South direction along with Bus Stand Road upto junction of Bus Stand Road and L.IC. 
Office Street, thence moving towards East direction upto L.I.C. Office, thence moving towards South direction upto 
H/o Ravi Anchara, thence moving towards East direction upto H/o Subhash Garg, thence moving towards North 
direction upto H/o M.R. Mishra, thence moving towards East direction upto H/o Dr. Satish, thence moving towards 
South direction upto H/o Krishan Gaur, thence moving towards West direction upto H/o Hanuman Sharma, thence 
moving towards South direction upto H/o Neeraj kumar, thence moving towards West direction upto H/o Pawan, 
thence moving towards South direction upto H/o Balsingh, thence moving towards East direction upto H/o Vijender 
Soni, thence moving towards South direction upto Govt. School Roads, thence moving towards West direction along 
with Govt. School Road crossing by Kranti Chowk upto Shop of Chanchan Medical Agency, thence moving towards 
North direction upto Shop of Ramesh Chander, thence moving towards West direction upto B.E.O. Office Road, 
thence moving towards North direction along with B.E.O. Office Road upto junction of Civil Hospital Road and 
B.E.O. Office Road, that is the point of start. 


Ward No. 05 :- Starting from junction of B.D.P.O. office Road and Bus Stand Road, thence moving towards South- 
East direction along with Bus Stand Road upto junction of Bus Stand Road and Brahman Dharamshala Street, thence 
moving towards West direction along with Brahman Dharamshala Street upto H/o Somnath Gupta, thence moving 
towards North direction upto Shiv Mandir, thence moving towards West direction upto H/o Lajpat Beniwal, thence 
moving towards South direction upto H/o Dayanand, thence moving towards West direction upto H/o Ram Singh 
Tada, thence moving towards North direction upto L.I.C. Office Street, thence moving towards West direction along 
with L.I.C. Office Street Bus Stand Road, thence moving towards North direction along with Bus Stand Road upto 
junction of B.D.P.O. office Road and Bus Stand Road, that is the point of start. 


Ward No. 06 :- Starting from the junction of Shiv Mandir Main Gali and Brahman Dharamshala Street, thence 
moving towards East direction along with Brahman Dharamshala Street upto junction of Bus Stand Road and 
Brahman Dharamshala Street, thence moving towards South-East direction along with Bus Stand Road upto junction 
of Bus Stand Road and Agroha Road, thence moving towards North-East direction along with Agroha Road upto 
junction of Agroha Road and Nursery Street, thence moving towards South direction along with Nursery Street upto 
H/o Dara Singh, thence moving towards East direction upto H/o Mahinder, thence moving towards North direction 
upto H/o Rajiv, thence moving towards East direction upto H/o Hanuman, thence moving towards South direction 
M.C. Office Street, thence moving towards West direction along with M.C. Office Street by crossing Maha Sarwan 
Chowk and along with Govt. School Road upto junction of Govt. School Road and Shiv Mandir Main Gali, thence 
moving towards North direction along with Shiv Mandir Main Gali upto junction of Shiv Mandir Main Gali and 
Brahman Dharamshala Street, that is the point of start. 


Ward No. 07 :- Starting from the junction of Minor Street and Khairmpur Road, thence moving towards East 
direction along with Minor Street by crossing Khairmpur Road upto Eastern Municipal Boundary, thence moving 
towards South direction along with Municipal Boundary upto Agroha Road, thence moving towards West direction 
along with Agroha Road upto junction of Agroha Road and Khairmpur Road, thence moving towards South direction 
along with Bishnoi Temple Street upto junction of Bishnoi Temple Street and M.C. Office Street, thence moving 
towards West direction along with M.C. Office Street upto Ramdev Temple, thence moving towards North direction 
utp H/o Pappu, thence moving towards West direction upto North cornor of H/o Rumali, thence moving towards 
South direction upto South comer of H/o Rumali, thence moving towards West direction upto Nursery Street, thence 
moving towards North direction along with Nursery Street upto junction of Nursery Street and Agroha Road, thence 
moving towards South-West direction junction of Bus Stand Road and Agroha Road, thence moving towards North 
direction along with Bus Stand Road joining to B.D.P.O. Office Road upto junction of B.D.P.O. Office Road and 
Khairmpur Road, thence moving towards North direction along with Khairmpur Road upto junction of Minor Street 
and Khairmpur Road, that is the point of start. 


Ward No. 08 :- Starting from the junction of Khairmpur Road and Agroha Road, thence moving towards North-East 
direction along with Agroha Road upto Eastern Municipal Boundary, thence moving towards South direction along 
with Eastern Municipal Boundary upto the point where Municipal Boundary turns towards West direction, thence 
moving towards West direction along with Southern Municipal Boundary by crossing Railway Line, thence moving 
towards North-West direction along with Railway Line upto Guru Jhambheswar Temple Street, thence moving 
towards North direction along with Guru Jhambheswar Temple Street upto junction of Guru Jhambheswar Temple 
Street and Firni Street, thence moving towards East direction along with Firni Street upto junction of Firni Street and 
Govt. Girls School Street, thence moving towards North direction upto North-West cornor of Govt. Girls Senior 
Secondary School, thence moving towards East direction upto Patwar Bhawan, thence moving towards North-East 
direction along with Govt. Girls School Street upto junction of M.C. Office street and Bishnoi Temple Street, thence 
moving towards North direction along with the Bishnoi Temple Street upto junction of Khairmpur Road and Agroha 
Road, that is the point of start. 


HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), FEB. 8, 2022 (MAGH. 19, 1943 SAKA) 393 


Ward No. 09 :- Starting from the junction of Guru Jhambeswar Street and M.C. Office Street, thence moving 
towards East direction along with M.C. Office Street upto junction Bishnoi Temple Street and M.C. Office Street, 
thence moving towards South-West direction along with Govt. Girls School Street upto point ‘E’ (Latitude 
29.279072°, Longitude 75.487735°), thence moving towards West direction upto H/o Subhash Jaini, thence moving 
towards South direction along with Govt. Girls School Street upto junction of Govt. Girls School Street and Firni 
Street, thence moving towards West direction along with Firni Street upto Guru Jnambeswar Temple Street, thence 
moving towards North direction along with Guru Jhambeswar Temple Street upto junction of Guru Jhambeswar 
Street and M.C. Office Street, that is the point of start. 


Ward No. 10 :- Starting from the Kranti Chowk, thence moving towards East direction along with Govt. School 
Road upto shop of Saini Steels, thence moving towards North direction upto H/o Kalu Ram, thence moving towards 
West direction upto H/o Klishori Lal, thence moving towards North direction upto H/o Mahender, thence moving 
towards East direction upto H/o Prem Kumar, thence moving towards North direction upto H/o Satpal, thence moving 
towards East direction upto H/o Mohan Lal, thence moving towards South direction along with Shiv Mandir Main 
Gali upto junction of Shiv Mandir Main Gali and Govt. School Road, thence moving towards East direction along 
with Govt. School Road by crossing Maha Sharwan Chowk upto junction of Guru Jnambeswar Temple Street and 
M.C. Office Street, thence moving towards South direction upto railway Line, thence moving towards South-East 
direction along with Railway Line upto Municipal Boundary, thence moving towards West direction along with 
Southern Municipal Boundary upto Adampur Siswal Road, thence moving towards south direction along with 
Southern Municipal Boundary upto the point where Southern Municipal Boundary turns towards West direction, 
thence moving towards West direction along with Southern Municipal Boundary upto Bhadra Road, thence moving 
towards North-East direction along with Bhadra Road upto junction of Bhadra Road and F.G.M. College Road, 
thence moving towards North direction along with F.G.M. College Road upto KFC Restaurant, thence moving 
towards West direction upto Krishan Kumar Shop, thence moving towards North-East direction along with F.G.M 
College Road by crossing College Road Fatak upto Kranti Chowk, that is the point of start. 


Ward No. 11 :- Starting from the junction Kalyana Colony Road and Shanti Niketan School Street, thence moving 
towards East direction along with Kalyana Colony Road upto H/o Omparkash, thence moving towards North 
direction upto H/o Vijay Yadav, thence moving towards East direction upto H/o Sanjay, thence moving towards 
North-East direction upto H/o Ramesar, thence moving towards East direction upto F.G.M. College Street, thence 
moving towards South-West direction along with F.G.M. College Road upto junction of F.G.M. College Street and 
Shanti Niketan School Street, thence moving towards West direction along with Shanti Niketan School Street upto 
the point where Shanti Niketan School Street turns towards North direction, thence moving towards North direction 
along with Shanti Niketan School Street upto junction Kalyana Colony Road and Shanti Niketan School Street, that is 
the point of start. 


Ward No. 12 :- Starting from the junction of Railway Fatak Road and Ramdev Mandir Street, thence moving 
towards East direction along with Railway Fatak Road upto F.G.M. College Road, thence moving towards South 
direction along with F.G.M. College Road upto Parmod Kariyana Shop, thence moving towards West direction upto 
Shyam Bister House, thence moving towards South direction upto H/o Inder Singh, thence moving towards West 
direction upto Sanjay Shop, thence moving towards South direction along with Vijay Wali Gali upto H/o Lovekesh, 
thence moving towards West direction along with Kalyana Colony Road upto H/o Krishna, thence moving towards 
North direction upto H/o Vinod Monga, thence moving towards East direction upto H/o Neeraj Master, thence 
moving towards South direction upto H/o Chandan Singh, thence moving towards East direction upto Shop of Divya 
Beauty Parlour, thence moving towards North direction upto junction of Railway Fatak Road and Ramdev Mandir 
Street, that is the point of start. 


Ward No. 13 :- Starting from the Daroli Road Fatak, thence moving towards East direction along with Railway Fatak 
Raod upto junction of Ramdev Mandir Street and Railway fatak Road, thence moving towards South direction along 
with Ramdev Mandir Street upto Shop of Kashish, thence moving towards West direction upto H/o Krishna Devi, 
thence moving towards North direction upto H/o Subhash, thence moving towards West direction upto H/o Niranjan, 
thence moving towards South direction upto Kalyana Colony Road, thence moving towards West direction along with 
Kalyana Colony Road upto point ‘A’ (Latitude 29.281104°, Longitude 75.463245°), thence moving towards North 
direction along with Choganan Mata Temple Street upto point ‘B’ (Latitude 29.282225°, Longitude 75.463174°), 
thence moving towards East direction upto point ’C’ (Latitude 29.282281°, Longitude 75.464092°), thence moving 
towards North direction upto H/o R.K. Mehta, thence moving towards North-West direction upto Daroli Road, thence 
moving towards North-East direction along with Daroli Road upto Daroli Road Fatak, that is the point of start. 


Ward No. 14 :- Starting from the junction of Municipal Boundary and Northern International School Street, thence 
moving towards South direction along with Northern International School Street upto junction of Northern 
International School Street and Daroli Road, thence moving towards East direction along with Daroli Road upto 


394 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), FEB. 8, 2022 (MAGH. 19, 1943 SAKA) 


junction of Shanti Niketan School Street and Daroli Road, thence moving towards South direction along with Shanti 
Niketan School Street upto the point where Shanti Niketan School Street turns towards East direction, thence moving 
towards East direction along with Shanti Niketan International School Street upto junction of Shanti Niketan 
International School Street and F.G.M. College Road, thence moving towards South-West direction along with 
F.G.M. College Road upto Nokhwal Confectionary, thence moving towards East direction along with F.G.M. College 
Boundary upto Bhadra-Agroha Road, thence moving towards South-West direction along with Bhadra-Agroha Road 
upto Southern Municipal Boundary, thence moving towards West direction along with Southern Municipal Boundary 
upto the point where Southern Municipal Boundary turns towards North direction, thence moving towards North 
direction along with Municipal Boundary upto the Poultry Farm, thence moving towards west direction along with 
Municipal Boundary upto the point where Municipal Boundary turns towards North direction, thence moving towards 
North direction along with Municipal Boundary by crossing Daroli Road upto the point where Municipal Boundary 
turns towards East direction upto junction of Municipal Boundary and Northern International School Street, that is the 
point of start. 


Ward No. 15 :- Starting from the junction of Municipal Boundary and Northern International School Street, thence 
moving towards East direction along with the Municipal limit and upto the point where Municipal Limit turns 
towards North direction, thence moving towards North direction along with the Municipal Boundary upto the 
Railway Line, thence moving towards South-East direction along with the Railway Line upto Daroli Road Fatak, 
thence moving towards South-West direction along with Daroli Road upto Yadav Misthan Bhandar, thence moving 
towards South-East direction upto H/o K.S. Beniwal, thence moving towards South direction upto point ‘D’ 
(Latitude 29.282342°, Longitude 75.464040°), thence moving towards West direction upto H/o Deepak Khatik, thence 
moving towards South direction along with Choganan Mata Temple Street upto Choganan Mata Temple, thence 
moving towards West direction along with Kalyana Colony Road upto junction of Kalyana Colony Road and 
Northern International School Street, thence moving towards North direction along with Northern International 
School Street upto junction of Municipal Boundary and Northern International School Street, that is the point of start. 


ARUN GUPTA, 
Principal Secretary to Government Haryana, 
Urban Local Bodies Department. 


9476—C.S.—H.G.P. Pkl. 


